निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 भाद्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 716) पटना , मंगलवार , 6 सितम्बर 2016 


गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


अधिसूचनाएं 

5 सितम्बर 2016 
सं0 एल / एच०जी० - 1701 / 2016 - 8333 — बिहार गृह रक्षा वाहिनी अधिनियम , 1947 (1947 का बिहार 
अधिनियम xx ) की धारा - 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार गृह रक्षा 
वाहिनी नियमावली, 1953 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ - (1) यह नियमावली बिहार गृह रक्षा वाहिनी (संशोधन ) नियमावली, 2016 
कही जा सकेगी । 

( 2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3) यह तुरंत के प्रभाव से लागू होगी । 

2. बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 के नियम - 4 में संशोधन - उक्त नियमावली, 1953 के नियम - 4 
( ड.) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा - 

"(ड.) – जो कम से कम उच्च माध्यमिक ( इन्टरमीडिएट / इन्टर ) अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 
समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों । " 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

जितेन्द्र कुमार , 

सरकार के विशेष सचिव । 

5 सितम्बर 2016 
सं0 एल / एच०जी० - 1701 / 2016 - 8333 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार 
से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद - 348 के खंड - 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त 
अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जितेन्द्र कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


PER JJC ( 31HTETUT) , 6 Pudder 2016 

The 5th September 2016 
No . L /H .G .- 1701/ 2016 -8333 — In exercise of the powers conferred by section 13 of 
the Bihar HomeGuards Act, 1947 (Bihar Act XX of 1947 ) the Governor of Bihar is pleased 
to make the following Rules to make amendment in the Bihar Home Guards Rules , 1953 : 

1. Short title, extent and commencement- (1) These rules may be called the Bihar 
HomeGuards ( Amendment) Rules , 2016 . 

(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar . 
( 3 ) It will come into force with immediate effect . 

2 . Amendment in Rule -4 , of the Bihar Home Guards Rules, 1953. - Rule-4 (e), 
of the said Rules, 1953 shall be substituted by following : 

" (e) who has passed at least higher secondary ( Intermediate/Inter ) or 
equivalentexamination recognised by the State Government." 

By order of the Governor of Bihar, 

JITENDRA KUMAR , 


ve 


Special Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , →टना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JVC (3THTERUT ) 716 - 571 + 100 - foodton 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


